सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 आषाढ़, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 543 राँची, मंगलवार , 


18 जून , 2019 ( ई ०) 


राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


राज्यादेश 
10 जून , 2019 


संख्या-4 / स.भू . राँची ( कैन्सर केयर यू ०)-114/17-2051/ रा ०, 
सेवा में , 

महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी) 
झारखण्ड, पो ०- डोरण्डा , राँची । 


विषयः 


मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक -28.05.19 में मद संख्या -11 के रूप में लिये गये निर्णय 
के आलोक में राँची जिलांतर्गत कांके अंचल के मौजा- कदमा के थाना सं०-155, खाता 
सं०-55, प्लॉट संख्या-580 का कुल रकबा-23.50 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि रिनपास 
परिसर में टाटा ट्रस्ट के साथ पी ० पी ० पी ० के अन्तर्गत कैंसर केयर सेन्टर की स्थापना 
हेतु एस ० पी ० भी -1 के साथ 1/- रूपये के टोकन राशि पर नवीकरण विकल्प के साथ 30 
वर्षों की लीज बंदोबस्ती करने, 30 वर्षों के पश्चात् भूमि के लीज का नवीकरण टोकन 
राशि पर करने तथा लीज बंदोबस्ती को स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क से मुक्त 
रखने के संबंध में । 


2 


i . 


ii. 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 18 जून , 2019 
आदेशः स्वीकृत । 

इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि उपायुक्त , राँची प्रस्तावित भूमि से संबंधित सभी 
खातों एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान 
कर आश्वस्त होने के पश्चात ही भूमि के लीज बंदोबस्ती की कार्रवाई करेंगे। 

जिस प्रयोजन हेतु भूमि का लीज बंदोबस्ती किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं 
रहने अथवा एकरारनामा सम्पन्न करने के 12 माह के अन्दर कार्य प्रारंभ नहीं करने पर भूमि स्वतः 
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी। 

इस कैन्सर केयर सेन्टर में 50 प्रतिशत शैया झारखण्ड राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित 
रहेगी। BPL रोगियों के अलावे वैसे रोगी जो केन्द्र/ राज्य सरकार के बीमा योजना या लोक स्वास्थ्य 
योजना से आच्छादित हैं , उन्हें ऐसी योजनाओं के तहत् स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेगी । 
अनु ०- यथोपरि । 


iii. 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 543 


50 


